180 


HARYANA GOVT . GAZ., JAN. 22 , 2008 ( MAGH. 2, 1929 SAKA) 


[ PART I 


पुरातत्व तथा संग्रहालय विभाग 


दिनांक 10 जनवरी, 2008 


संख्या 12/162-2001 -पुरा/180.--पंजाब प्राचीन तथा ऐतिहासिक संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1964 
(1964 का अधिनियम 20), की धारा 4 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा सरकार , पुरातत्व तथा संग्रहालय विभाग 
अधिसूचना संख्या 12/162-2001 - पुरा/597, दिनांक 26 मार्च, 2007, के प्रति निर्देश से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा , 
नीचे दी गई अनुसूची के खाना 2 में विनिर्दिष्ट प्राचीन तथा ऐतिहासिक संस्मारकों को संरक्षित संस्मारकों के रूप में तथा उक्त अनुसूची के 
खाना 2, 3, 4, 5 तथा 6 में विनिर्दिष्ट पुरातत्वीय स्थलों और अवशेषों को संरक्षित क्षेत्र के रूप में घोषित करते हैं 


अनुसूची 


प्राचीन 


गांव तथा 


जिला 


स्वामित्व 


विशेष कथन 


तथा 


पुरातत्वीय 
स्थलो और 
अवशेषों 


तहसील 


राजस्व खसरा क्षेत्र जिसको 
संख्या जिसको संरक्षित किया 
संरक्षण में किया जाना है 
जाना है 


का नाम 


ऐतिहासिक 
संस्मारक 


का नाम 


का नाम 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


कनाल 


मरला 


ब्रिक बावड़ी ब्रिक बावड़ी 


कैथल 


कैथल 


370 


2 


17 


भारत सरकार 


ब्रिक बावड़ी के रूप में ज्ञात 
तीन मंजिला भवन लाखोरी 
ईंटों से बना है । यह उत्तर 
मुगलकाल (18 वीं शताब्दी ई०) 
की स्थापत्य शैली का 
प्रतिनिधित्व करता है । 


डा ० हरबख्श सिंह , 
आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार , 

पुरातत्व तथा संग्रहालय विभाग । 


ARCHAEOLOGY AND MUSEUMS DEPARTMENT 


The 10th January , 2008 


No. 12/162-2001 - Pura/ 180.-- In exercise of the powers conferred by Sub -section (3 ) of Section 4 of the 
Punjab Ancient and Historical Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1964 ( Act 20 of 1964 ), 
and with reference to Haryana Government, Archaeological and Museums Department, Notification 
Number 12 / 162-2001- Pura /597 , dated the 26th March , 2007 , the Governor of Haryana hereby declares the 
Ancient and Historical Monuments specified in column 1 of the Schedule given below to be a protected 
Monument and Archaeological Site and Remains specified in columns 2 , 3, 4 , 5 and 6 of said Schedule to be 


protected area : 


PART I ] 


HARYANA GOVT. GAZ., JAN . 22, 2008 (MAGH . 2, 1929 SAKA ) 


181 


Remarks 


Name of Name of 
Ancient Archaeo 
and 

logical 
Historical Site 
Monument and area 

Remains 


Schedule 
Name of District Revenue Area to be Ownership 
Village / 

Khasra No. Protected 
Tehsil 

to be 
Protected 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


- 


Brick Baoli Brick Baoli Kaithal 


Kaithal 370 


Kanal Marla 
2 17 Government This three storeyed 
of India building Known as Brick 

Baoli is made of Lakhauri 
Bricks . It represents the 
architectural style of 
late Mughal period 

( 18th Century A.D.) 
DR . HARBAKHSH SINGH , 
Commissioner and Secretary to Government Haryana, 

Archaeology and MuseumsDepartment. 


लोक निर्माण विभाग 


( भवन तथा सड़क शाखा) रोहतक वृत 

दिनांक 7 जनवरी, 2008 
संख्या 28/ RN199/IV/ 28.-~- चूंकि , हरियाणा के राज्यपाल यह समझते हैं कि भूमि सरकार द्वारा, सरकारी खर्चे पर, सरकारी प्रयोजन 
नामत: स्कीम लाहली से आंवल तहसील व जिला रोहतक के लिए ली जानी अपेक्षित है । 

इसलिए एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि नीचे निर्दिष्ट इलाके में भूमि उपरोक्त प्रयोजन के लिए संभवत अपेक्षित है । 

यह अधिसूचना भूमि अभिग्रहण अधिनियम,1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अधीन उन सब के लिए जारी की गई है, जिनसे यह सम्बन्धित 
हो । 

उपरोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , हरियाणा के राज्यपाल, उन अधिकारियों को जो फिलहाल अपने कर्मचारियों 
तथा कारिन्दों के साथ काम में लगे हुए हैं, इलाके में किसी भी भूमि में प्रवेश तथा सर्वेक्षण करने और अन्य सभी कार्यों को करने के लिए प्राधिकृत 
करते हैं , जो उस धारा द्वारा अपेक्षित या अनुमत्य हैं | 

कोई हितबद्ध व्यक्ति जिसे इलाके में किसी भूमि के अभिग्रहण के सम्बन्ध में कोई आक्षेप हो , तो इस अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिन 
के अन्दर भूमि अभिग्रहण कलक्टर , लोक निर्माण विभाग (भवन तथा मार्ग शाखा), भिवानी के सम्मुख लिखित रूप में आपत्ति दायर कर सकता 


- 


-- 


विशिष्टियां 


जिला 


तहसील 


परिक्षेत्र/ गांव 


क्षेत्रफल 


खसरा सं ० 


-- 


2 


3 


4 


5 


रोहतक रोहतक 


कुल 1.95 


92 20 , 21 


लाहली 
हदबस्त नं ० 124 
आर ० डी ० 0.00 से 670 


% 


शून्य 


आर० डी ० 670 से 868 


198x25 


-0.06 


4840x9 


आर0 डी 0 868 से 5430F 


4562x18 


31.89 


93 15, 16 , 25 
105 1 , 10/1 , 10/2, 11 , 20 , 21/1 
106 5 , 6 , 15 , 16, 25 
117 5 , 6,15 , 16/1 , 16/ 2,25 / 1 , 25 / 2/ 1,25 / 2 / 2 
118 1 , 10/1 , 10/2 , 11 , 20 , 21/1 , 21/2 
132 1/1 , 1/2 , 10, 11, 20 , 21/1 
133 5/1 , 5/2, 6/1 , 6/2, 15 , 16, 25 
144 5 , 6/1 , 6/2, 7 , 8/ 1,8/ 2 , 9 , 10/ 1,10/ 2 
1451, 10 

182, 183, 184 


4840x9 


. 


182 


HARYANA GOVT. GAZ ., JAN . 22, 2008 (MAGH . 2 , 1929 SAKA ) 


[ PART 1 


2 


4 


5 


1 
रोहतक 


3 
ऑवल 


रोहतक 


8GBT o 125 

कुल 
3770 5430 11490 6060X18 


o = 2.50 
= 2.50 


16 11, 12, 19/1 , 19/2 , 20 , 21, 22 
22 25/2 


4840 X9 


23 1, 2 , 9 , 10 , 11 , 12 , 19 , 20 , 21 , 22 


41 1, 10 , 11, 20 , 21 


42 5 , 6 , 15 , 16 , 25 


50 5/1 , 5/2 , 6 , 15 , 16 , 25 


51 1, 10 , 11 , 20 , 21 


68 1 , 10 , 11 , 20 , 21 


69 5 , 6 , 15/3 , 16 , 25 


79 5 , 6/1 , 6/2/1, 6/2/2 , 6/3 , 6/4 , 15 , 

16/2 , 25 


80 1, 10 , 11// 1 , 11/2 , 20/1 , 2012 , 21 


95 10 


96 5 , 


6 


232 , 241, 242 , 260 , 300 , 309 , 310 , 
311 


un = 4.45 yaş 


(EO)..., 

अधीक्षक अभियन्ता , 
रोहतक वृत्त , लोक निर्माण विभाग 
(997 791 FT TOT), RTE1 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


(BULDING AND ROADS BRANCH ) ROHTAK CIRCLE 

The 7th January, 2008 
No. 28 /RA /199/IV /28.- Whereas, it appears to the Governor of Haryana that land is likely to be required 
to be taken by Government at the public expense, for a public purpose , for constg. road from Lahli to Anwal in 
Tehsil Rohtak , District Rohtak . 

It is hereby notified that the land in the locality described below is likely to be required for the above 
purpose . 

This notification is made under the provision of Section 4 of the Land Acquisition Act, 1894, to all to 
whom it may concero . 

În exercise of the powers conferred by the aforesaid section , the Governor of Haryana is pleased to 
authorize the officers for the time heing engaged in the undertaking, with their servants and workmen to enter 
upon and survey any land in the locality and do all other acts required by that section . 

Any person interested who have any objection to the acquisition of any land in the locality may within 30 
days of the publication of this notification file an objection in writing before the Land Acquisition Collector, 
PWD (B & R ), Bhiwani. 


PART I ] 


HARYANA GOVT. GAZ ., JAN. 22 , 2008 ( MAGH. 2, 1929 SAKA) 


183 


Specifications 


District 


Tehsil 


Locality & 
H. B. No. 


Area 
in Acres 


Rectangle/Khasra No. 


1 


2 


3 


4 


5 


Rohtak 


Rohtak 


Lahli 


Total 


1.95 


92 20 , 21 


H. B. No. 124 
R. D. 0.00 to 670 


= Nil 


R.D. 670 to868 


198x25 
4840x9 


30.06 


R. D. 868 to 5430 


4562x 18 
4840x9 


-1.89 


93 15, 16, 25 
105 1 , 10/1 , 10/2, 11, 20 , 21/1 
106 5,6, 15, 16, 25 
117 5, 6, 15 , 16/1 , 16/2, 25/1 , 25/2/1 , 

25/2/2 
118 1, 10/1, 10/2 , 11, 20 , 21/1, 21/2 
132 1/1 , 1/2 , 10 , 11, 20 , 21/1 
133 5/1, 512,6/ 1 , 6/2, 15, 16 , 25 
144 5 , 6/1, 6/2, 7, 8/1 , 8/2 , 9, 10/1 , 

10/2 
145 1 , 10 

182 , 183 , 184 


Rohtak 


Rohtak 


Anwal H.B.No. 125 
R.D.5430 to 11490 


Total area = 2.50 
6060x18 

32.50 
4840x9 


16 11, 12, 19/1 , 19/2 , 20 , 21 , 22 
22 25/2 
23 1 , 2, 9, 10 , 11 , 12, 19, 20 , 21 , 22 
41 1 , 10, 11, 20 , 21 
42 5, 6, 15 , 16, 25 
50 5/1, 5/2 , 6 , 15 , 16, 25 
51 1 , 10 , 11 , 20, 21 
68 1, 10, 11 , 20, 21 
69 5 , 6, 15/3, 16, 25 
79 5,6/ 1,6/ 2/ 1 , 6/2/2 , 6/3, 6/4, 15 , 

16/ 2.25 
80 1 , 10, 11/1 , 11/2 , 20/1 , 20/2, 21 
95 10 
96 5,6 

232 , 241, 242 , 260 , 300 , 309 , 310, 
311 


Home 


( Total Area = 4.45 Acres ) 


( Sd.)... , 


Superintending Engineer, 
Rohtak Circle, Public Works Department 

( Building and Roads Branch ), Rohtak . 
लोक निर्माण विभाग 
( भवन तथा सड़क शाखा), रोहतक वृत 

दिनांक 7 जनवरी, 2008 
संख्या 28/ R /199/IV / 29.- चूंकि , हरियाणा के राज्यपाल यह समझते हैं कि भूमि सरकार द्वारा, सरकारी खर्चे, पर सरकारी 
प्रयोजन नामत: स्कीम गिझी से भैंसरू खुर्द, तहसील व जिला रोहतक के लिए ली जानी अपेक्षित है । 

इसलिए एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि नीचे निर्दिष्ट इलाके में भूमि उपरोक्त प्रयोजन के लिए संभवत अपेक्षित है । 
यह अधिसूचना भूमि अभिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अधीन इन सब के लिए जारी की गई है, जिनसे यह 


- 


184 


HARYANA GOVT. GAZ., JAN . 22 , 2008 (MAGH . 2 , 1929 SAKA ) 


[ PART I 


सम्बन्धित हो । 

उपरोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, उन अधिकारियों का जो फिलहाल अपने कर्मचारियों 
तथा कारिन्दों के साथ काम में लगे हुए हैं । इलाके में किसी भी भूमि में प्रवेश तथा सर्वेक्षण करने और अन्य सभी कार्यों को करने के लिए प्राधिकृत 
करते हैं जो उस धारा द्वारा अपेक्षित या अनुमत्य हैं । 

कोई हितबद्ध व्यक्ति जिसे इलाके में किसी भूमि के अभिग्रहण के सम्बन्ध में कोई आक्षेप हो , तो इस अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिन 
के अन्दर- अन्दर भूमि अभिग्रहण कलक्टर लोक निर्माण विभाग ( भवन तथा मार्ग शाखा), भिवानी के सम्मुख लिखित रूप में आपत्ति दायर कर सकता 
है । 

विशिष्टियां 
जिला तहसील परिक्षेत्र / गांव 

क्षेत्रफल 

खसरा नं ० 


1 


2 


3 


4 


5 


रोहतक 


रोहतक 


2.02 


41 25 


गिझी 

कुल 
हदबस्त नं ० 32 
आर० डी ० 0.00 से 7040 7040 x 12.5 


4840x9 


2.02 42 21/2 , 22, 23 , 24, 25 

44 1 , 2/1 , 2/2, 3, 4/1 , 4/2, 5 
45 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 , 26, 2/1 , 2/2/1 , 

2/2/2 , 3/1 , 3/2, 4/1 , 4/2, 5/1 , 5/2 
46 1/1 , 1/2 , 2/1 , 2/2 , 3/1 , 3/2, 4/1 , 

4 / 2,5 / 1 , 5/2 
47 1/1/1 , 2/1 , 2/2, 2/2/1 , 2/2/2, 2/2/3, 

31 , 3/2 , 4/1 , 4/2 , 5/1 , 5/2, 9/2, 12 , 
19,22 


53 15 


- 


54 11 , 12, 13, 14, 15/1 , 15/2 
552, 9 , 11, 12 

101,102, 106, 108 


रोहतक 


रोहतक 


भैंसरू खुर्द 


हदबस्त नं ० 31 

कुल क्षे० %D 2.34 
आर ० डी ० 7040 से 12705 5665x18 

32.34 
4840x9 


625 


7 21 , 22, 23, 24, 25/1/1 , 25/1/2, 

25/2 
8 21/1, 21/2/1 , 21/2/2, 22 , 23 , 24 , 

25 
9 21 , 22 , 23 , 24, 25 
10 1,2,3/ 1,3/ 2 , 4/1 , 4/2 , 4/ 3,5 
1.1 1/1 , 1/2/1 , 1/2/2, 2/1 , 2/2 , 3 , 4 , 5 
12 1 , 2, 3, 4 , 5/1/1 , 5/1/2, 5/2, 26 
135 
38 1/1, 1/2, 2 , 3, 4, 5/1/1 , 5/1/2, 

5/1/3, 5/1/4 , 5/1/5 , 5/1/6 , 5/1/28 , 

5/2 
39 1/1 , 1/2 , 2, 9, 12 , 19 , 22 
44 21 , 22 
45 21 , 22 , 23 , 24/1 , 24/2, 25 

76, 78,84 , 88 , 93 , 94,95 / 2 


कुल क्षेत्रफल = 4.36 एकड़ 


( हस्ता ०)... , 

अधीक्षक अभियन्ता , 
रोहतक वृत्त, लोक निर्माण विभाग 
( भवन तथा मार्ग शाखा), रोहतक । 


PARTI ) 


HARYANA GOVT. GAZ., JAN . 22 , 2008 (MAGH . 2, 1929 SAKA ) 


185 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


(BUILDING AND ROADS BRANCH ), ROHTAK CIRCLE 


The 7th January, 2008 


No. 28/RA / 199/ 7 /29. — Whereas, it appears to the Governor of Haryana that land is likely to be required 
to be taken by Government at the public expense, for a public purpose , for Constg . road from Gijhi to Bhasru 
Khurd in Tehsil Rohtak , District Rohtak . 


It is hereby notified that the land in the locality described below is likely to be required for the above 


purpose . 


This notification is made under the provision of Section 4 of the Land Acquisition Act, 1894 , to all to 
whom it may concern . 


In exercise of the powers conferred by the aforesaid section , the Governor of Haryana is pleased to 
authorize the officers for the time being engaged in the undertaking, with their servants, workmen to enter upon 
and survey any land in the locality and to do all other acts required by that section . 


Any person interested who have any objection to the acquisition of any land in the locality may within 30 
days of the publication of this notification file any objection in writing before the Land Acquisition Collector, 
PWD ( B & R ) , Bhiwani. 


Specifications 


District 


Tehsil 


Locality & 
H. B. No. 


Area 
in Acres 


Rectangle /Khasra No. 


2 


3 


4 


5 


Rohtak 


Rohtak 


Total 


2.02 


41 25 


Gijhi 
H. B.No. 32 
R. D. 0.00 to 7040 


= 2.02 


42 21/2 , 22 , 23, 24 , 25 


7040 x 12.5 
4840 x 9 


44 1, 2/1 , 2/2 , 3 , 4/1 , 4/2 , 5 


45 1/1 , 1/2 , 1/3 , 1/4 , 26 , 2/1 , 2/2/1 , 

2/2/2 , 3/1 , 3/2 , 4/1 , 4/2 , 5/1 , 512 


46 1/1 , 1/2 , 2/1 , 2/2 , 3/1, 3/2 , 4/1, 

4/2 , 5/1 , 5/2 


7 


47 1/1/1 , 211, 2/2 , 2/2/1, 2/2/2 , 2/2/3 , 

3/1, 3/2 , 4/1 , 4/2 , 5/1 , 5/2 , 9/2 , 12 , 
19 , 22 


> 


53 15 


54 11, 12 , 13 , 14 , 15/1 , 15/2 


55 2 , 9 , 11 , 12 


101, 102 , 106 , 108 


186 


HARYANA GOVT. GAZ., JAN. 22, 2008 ( MAGH. 2 , 1929 SAKA) 


[ PARTI 


1 


2 


3 


4 


5 


Rohtak 


Rohtak 


Bhasru Khurd 


H.B.No. 31 
R.D. 7040 to 12705 


Total area = 2.34 
5665x18 2.34 
4840x9 


6 25 


7. 21, 22, 23, 24, 25/1/1 , 25/1/2, 

25/2 


8 21/1 , 21/2/1, 21/2/2 , 22 , 23 , 24 , 

25 


9 21 , 22 , 23, 24 , 25 
10 1 , 2 , 3/1 , 3/2 , 4/1 , 42, 4/ 3,5 


11 1/1, 1/2/1, 1/22, 2/1 , 2/ 2,3,4,5 


12 1 , 2 , 3, 4, 5/1/1 , 5/1/2 , 5/2, 26 


13 5 . 


38 1/1, 1/2 , 2, 3, 4 , 5/1/1 , 5/1/2 , 

5/1/3, 5/1/4, 5/1/5 , 5/1/6 , 5/1/28, 
5/2 


39 1/1 , 1/2, 2 , 9 , 12, 19 , 22 


44 21 , 22 


45 21 , 22 , 23 , 24/1 , 24/2, 25 


76, 78,84, 88 , 93, 94, 95/2 


Total Area = 4.36 Acres 


( Sd.) ..., 
Superintending Engineer, 
Rohtak Circle , Public Works Department 
(Building and Roads Branch ), Rohtak . 


लोक निर्माण विभाग 


( भवन तथा सड़क शाखा), रोहतक वृत 


दिनांक 7 जनवरी, 2008 
संख्या 28/ RN199/IV/ 30.- चूंकि , हरियाणा के राज्यपाल यह समझते हैं कि भूमि सरकार द्वारा , सरकारी खर्च पर, सरकारी 
प्रयोजन नामत : सड़क निर्माण खिड़वाली से कटवाड़ा रोड़ तहसील व जिला रोहतक के लिए ली जानी अपेक्षित है । इसलिए एतद्द्वारा अधिसूचित 
किया जाता है कि नीचे निर्दिष्ट इलाके में भूमि उपरोक्त प्रयोजन के लिए संभवत अपेक्षित है । 

यह अधिसूचना भूमि अभिग्रहण अधिनियम , 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अधीन इन सब के लिए जारी की गई है, जिनसे यह 
सम्बन्धित हो । 

उपरोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल , उन अधिकारियों को जो फिलहाल अपने कर्मचारियों 
तथा कारिन्दों के साथ काम में लगे हुए हैं इलाके में किसी भी भूमि में प्रवेश तथा सर्वेक्षण करने और अन्य सभी कार्यों को करने के लिए प्राधिकृत 
करते हैं जो उस धारा द्वारा अपेक्षित या अनुमत्य है । 

कोई हितबद्ध व्यक्ति जिसे इलाके में किसी भूमि अभिग्रहण के सम्बन्ध में कोई आक्षेप हो, तो इस अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिन के 
अन्दर - अन्दर भूमि अभिग्रहण कलैक्टर, लोक निर्माण विभाग ( भवन तथा मार्ग शाखा), भिवानी के सम्मुख लिखित रूप में आपत्ति दायर कर सकता 
है । 


PARTI ] 


HARYANA GOVT. GAZ., JAN. 22, 2008 ( MAGH. 2, 1929 SAKA) 


187 


विशिष्टियां 


जिला 


तहसील 


परिक्षेत्र/ गांव 


क्षेत्रफल 


खसरा नं ० 


हदबस्त नं ० 


1 


2 


3 


4 


5 


रोहतक 


रोहतक 


खिडवाली ह ० ब ० नं085 


2.07 एकड़ 


4 


11 , 20 , 21 


5 


15, 16, 25 


14 5 , 6 , 15/1 , 15/2 , 16 , 25 


15 1/1 , 1/2 , 10, 11/1 , 11/2, 20 , 21 


- 


22 


1 , 10, 11 , 20/1 , 20/2, 21 


23 5/1 , 5/2, 6 , 15, 16, 25/1, 25/2 


34 


5, 6, 15 , 16/1 , 16/2, 16/3 , 25 
1, 10, 11/1 , 11/2, 20, 21/1 , 21/2 


35 


. 


1/1 , 1/2/1 , 1/2/2, 10, 11 , 20/1, 20/2, 21 


. 


50 


5, 6/1 , 6/2, 15/1, 15/2/1 , 15/2/2, 16 , 25 


61 


5 , 6, 15/1 , 15/2 , 16 


62 


1 , 10 , 11/1 , 11/2, 20/1/1 , 20/1/2, 20/1/3 , 
20/2 


रोहतक 


रोहतक 


कटवाडा ह ० ब ० नं084 


0.80 एकड़ 


58 


21 , 


22 


60 1/1, 1/2 , 1/3, 2/1 , 2/2, 2/10 , 2/18, 2/19 , 

2/20 , 10/1/1 , 10/1/2 , 10/2, 11/1 , 11/2 , 
20, 21 


61 


6/1 , 6/2, 15 , 16, 25 


70 


5 , 6 , 15 


71 


1 , 10 , 11 


( हस्ता०)..., 

अधीक्षक अभियन्ता, 
रोहतक वृत्त , लोक निर्माण विभाग 
( भवन तथा मार्ग शाखा), रोहतक । 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


(BUILDING AND ROADS BRANCH ) ROHTAK CIRCLE 


The 7th January , 2008 


No. 28 /RA/ 199 /IV /30.- Whereas, it appears to the Governor of Haryana that land is likely to be required 
to be taken by Government, at the public expense, for a public purpose , for constructing Khidwali to Katwara 
Road , Tehsil and District Rohtak . 


It is hereby notified that the land in the locality described below is likely to be required for the above 
purpose . 


188 


HARYANA GOVT. GAZ ., JAN , 22 , 2008 (MAGH . 2 , 1929 SAKA ) 


PARTI 


This notification is made under the provision of Section 4 of the Land Acquisition Act, 1894 , for the 
information of all to whom it may concern . 


In exercise of the powers conferred by the abovesaid section , the Governor of Haryana is pleased to 
authorise the officers for the time being engaged in the undertaking , with their servants and workmen to enter 
upon and survey any land in the locality and to do all other acts required or permitted by that section . 


Any person interested who has any objection to the acquisition of any land in the locality may within 30 
days of the publication of this notification file an objection in writing before the Land Acquisition Collector, 
PWD (B & R ), Bhiwani. 


Specifications 


District 


Tehsil 


Khasra Number 


Locality /Village 
& H. B. No. 


Area 
in Acres 


1 


2 


3 


4 


5 


Rohtak 


Rohtak 


Khidwali H. B. No. 85 


2.07 Acres 


4 11 , 20 , 21 


5 15 , 16 , 25 


14 5 , 6 , 15/1 , 15/2 , 16 , 25 


15 1/1 , 1/2 , 10 , 11/1 , 11/2 , 20 , 21 


22 1, 10 , 11 , 20/1, 20/2 , 21 


23 5/1, 5/2 , 6 , 15 , 16 , 25/1, 25/2 


34 5 , 6 , 15 , 16/1 , 16/2 , 16/3 , 25 


35 1, 10 , 11/1 , 11/2 , 20 , 21/1 , 21/2 , 21/2/2 , 

21/2/1 


49 1/1 , 1/2/1, 1/2/2 , 10 , 11, 2011, 20/2 , 21 


50 5,6/ 1 , 6/2 , 15/1 , 15/2/1 , 15/2/2 , 16 , 25 


61 5 , 6 , 15/1, 15/2 , 16 


62 1 , 10 , 11/1 , 11/2 , 20/1/1 , 20/1/2 , 20/1/3 , 

20/2 


Rohtak 


Rohtak 


Katwara H. B. No. 84 


0.80 Acres 


58 21, 22 


60 1/1 , 1/2 , 1/3 , 2/1, 2/2 , 2/10 , 2/18 , 2/19 , 

2/20 , 10/1/1, 10/1/2 , 10/2 , 11/1 , 11/2 , 
20 , 21 


61 6/1 , 6/2 , 15 , 16 , 25 


70 5 , 6 , 15 


71 1 , 10 , 11 


( Sd . )... , 
Superintending Engineer, 
Rohtak Circle , Public Works Department 
(Building and Roads Branch ), Rohtak . 


